रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . DL -33004 /99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


EXTRAORDINARY · Maro 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - - खण्डत 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , सोमवार, सितम्बर 17 , 2001 / भाद्र 26 , 1923 
NEW DELHI,MONDAY , SEPTEMBER 17 , 2001/BHADRA 26 , 1923 


%3 


सं. 255 ] 
No. 255 ] 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि एवं सहकारिता विभाग ) 


सदस्य 


( नीति प्रभाग ) 
अधिसूचना 


राज्य सरकार 
मुख्य मंत्री, आंध्र प्रदेश 
मुख्य मंत्री, असम 
मुख्य मंत्री, हरियाणा 
मुख्य मंत्री, केरल 
मुख्य मंत्री, कर्नाटक 
मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश 
मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र 
मुख्य मंत्री, पंजाब 
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश 
मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल 


सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस 


नई दिल्ली, 4 जून, 2001 


विषय : - खाद्य प्रबन्ध एवं कृषि निर्यातों पर केन्द्रीय मंत्रियों एवं 

मुख्यमंत्रियों के स्थायी समिति का गठन । 


सदस्ट 


सदर 


संख्या 9 -6 / 2001 - नीति - इ. एस. -~- प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन, 
नई दिल्ली में दिनांक 21 मई, 2007 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के 
सम्मेलन के दौरान कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौते के आलोक 
में कृषि कार्यनीतियों, खाध प्रबंधन एवं कृषि निर्यातों के प्रोन्नयन से 
संबंधित मामलों पर विचार करने हेतु केन्द्रीय मंत्रियों एवं मुख्यमंत्रियों 
की एक स्थायी समिति के गठन की घोषणा की । 


2. तदनुसार, भारत सरकार एतद्वारा निम्नलिखित को समाविष्ट 
करते हुए स्थायी समिति का गठन करती है : -- 


केन्द्र सरकार 


3. समिति निम्नलिखित का पुनरीक्षण करेगी तथा भारत सरक 
को रिपोर्ट देगी : 
( i) राज्यों के सक्रिय भागीदारी के साथ खाधान्नों के खरीद 

विकेन्द्रीकृत प्रणाली द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली 
अधीन खरीद की क्षमता में वृद्धि करना एवं वितरण ल 

को कम करना । 
( ii ) काम के लिए अनाज कार्यक्रम एवं अन्न बैंक योजन 

कार्यान्वयन । 
( ii ) कृषि के विविधीकरण हेतु कार्यनीति । 
(iv ) प्रभावकारी फसल बीमा योजना के माध्यम से कृ 

जोखिम प्रबंधन । 
( v ) कृषि उत्पादों के मुक्त आवागमन सुनिश्चित कर 

आवश्यक वस्तुओं की सूची एवं नियंत्रण आदे 

पुनरीक्षण । 
( vi ) कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौता कृषि उत 

निर्यात प्रवर्धन । 


संयोजक 


सदस्य 


कृषि मंत्री 
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री 
उपभोक्ता मामले , खाध एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री 
वित्त मंत्री 


सदस्य 


सदस्य 


ग्रामीण विकास मंत्री 


सदस्य 


सदस्य 


उपाध्यक्ष, योजना आयोग 
2858 GI/ 2001 


( 1 ) 


